निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 12 पौष 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 04) पटना, मंगलचार, 2 जनवरी 2018 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

19 दिसम्बर 2017 
सं० पर्या0 / वन - 07 / 2007 - 1045 ( ई०) / प०व० — जैव विविधता अधिनियम 2002 ( 2003 का 18 ) की 
धारा - 22 (I) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम की धारा - 22 ( 4 
आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की 
जाती है: 


अध्यक्ष 


( क ) श्री एस0के0 सिंह , भा0व0से0 , 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास ), बिहार ( सेवानिवृत ) 


( ख ) पदेन सदस्य: 

प्रधान सचिव / सचिव, कृषि विभाग , बिहार , पटना 


सदस्य 


(II) 


प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना 


सदस्य 


(III ) प्रधान सचिव / सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना 


सदस्य 


सदस्य 


( IV ) प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 
( V ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना 


सदस्य 


2. श्री ललन प्रसाद सिंह , भा0व0से0, वन संरक्षक - सह - अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना 
अगले आदेश तक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जनवरी 2018 


3. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति अलग से की जायेगी । 

___ 4. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन जैव विविधता अधिनियम - 2002 एवं तदनुसार बनायी गयी 
"बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के तहत विहित कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन एवं प्रदत्त शक्तियों के उपयोग 
हेतु किया जाता है । 
5. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का मुख्यालय “ पटना " में होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 04 - 571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


